EMS 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1940 ( श० ) 


संख्या- 347 राँची, मंगलवार , 


27 मार्च, 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
17 मई, 2017 ई० 


संख्या- 13/ ए०- 104/ 2017- 2672/ सी० -- श्री अनूप टी० मैथ्यू , भा०प०से० वरीय पुलिस अधीक्षक , 
पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के दिनांक 18 मई, 2017 से 23 मई, 2017 तक निजी कार्य से विदेश 
यात्रा के अवकाश अवधि के लिए उनके दैनिक कार्यों का प्रभार आरक्षी अधीक्षक ( ग्रामीण ) जमशेदपुर 
को प्रदान किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 347 -- 50 


